शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 4 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2019 - माघ 5, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर , दिनांक 3 जनवरी 2018 


क्रमांक एफ 4-3/2016/1 ( एक ).- राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 13-12-2018 से 14-12-2018 ( 2 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् 
दिनांक 15-12-2018 तथा 16-12-2018 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है. 


69 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


70 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


अटल नगर , दिनांक 3 जनवरी 2018 


क्रमांक एफ 5-8/2018/1 ( एक ).- राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल , न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 10-12-2018 से 11-12-2018 ( 2 दिन ) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व 
दिनांक 08-12-2018 तथा 09-12-2018 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीता शांडिल्य , सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर , रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 11-3/ 2013 / मबावि / 50. - राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 
की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित न्यायाधीश को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष 
के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/ सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 
03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है 


: 


क्र . 


किशोर न्याय 


किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ( प्रधान न्यायाधीश ) 


क्षेत्र/ सम्मिलित 
जिले 
( 3 ) 


बोर्ड 
( 2 ) 


का नाम 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 . 


कोण्डागांव 
नारायणपुर 


कोण्डागांव 
नारायणपुर 


श्री पुनीत राम गुरूपंच 
सिविल जज , क्लास- II केशकाल 


2 . 


No. F 11-3 /2013 /MBV /50. — In exercise of the powers conferred by the sub section ( 1 ) and ( 2 ) of the section 
4 of the Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act 2015 , the State Government hereby reconstitutes the 
Juvenile Justice Boards by notifying Chairman (Principal Magistrate ), mentioned in the column 4 as chairperson and 
Social worker /Workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in 
the column No. 3 . 


S. No. 


Ares /Revenue 

Dist. 


Name of the Chairman (Principal Magistrate ) 

of the Juvenile Justice Board 


Name of the 
Juvenile Justice 

Board 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 
2 . 


Kondagaon 
Narayanpur 


Kondagaon 
Narayanpur 


Shri Puneet Ram Gurupanch 
Civil Judge Class- II Keshkal 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. गीता, सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


71 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2018 


64 


क्रमांक एफ 7-8/ 2013 /10-2 ( पार्ट ).- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे उल्लिखित अनुसूची के कॉलम ( 4 ) एवं ( 5 ) में क्रमशः 
यथा दर्शित निम्नलिखित खसरा नम्बर एवं क्षेत्र की भूमि को , उक्त अनुसूची के कॉलम (6 ) में यथा विनिर्दिष्ट अवस्थिति एवं सीमाओं के भीतर 
“ आरक्षित वन ” के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है और उक्त अनुसूची में समाविष्ट किसी भूमि में या उस पर अथवा किसी 
वनोपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार की विद्यमानता, प्रकृति एवं सीमा की जांच और निर्धारण 
के लिये और उक्त अधिनियम के अध्याय - दो के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), सीतापुर 
एवं उदयपुर उप- खण्ड को वन व्यवस्थापन अधिकारी के रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् : 


अनुसूची 


जिला - सरगुजा, तहसील - मैनपाट / लखनपुर , वन मण्डल- सरगुजा, वन परिक्षेत्र - मैनपाट 


स . क्र . 


वन खण्ड 


अवस्थिति / सीमाएं 


खसरा 
नंबर 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में 


का नाम 


पटवारी हल्का 

नम्बर एवं 
राजस्व ग्राम, 
जहां वन खण्ड 
स्थित है 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 . 


बरीमा 


07 - बरीमा 


7 


1.985 


उत्तर : 


16 


1.235 


सर्वे मुनारा क्र . 01 से सर्वेमुनारा क्र . 12 वन मण्डल 
धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र - कापू की सीमा तक. 
वन मण्डल - धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र - कापू की सीमा 
से लगा हुआ सर्वेमुनारा क्र . 12 से सर्वे मुनारा क्र . 13 


25 


41.108 


पूर्व : 


41 पी 


0.294 


तक . 


49 


1.214 


50 


1.469 


दक्षिण : वन मण्डल - धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र - कापू की सीमा 

से लगा हुआ सर्वे मुनारा क्र . 13 से सर्वे मुनारा क्र . 20 

तक . 
पश्चिम : वन मण्डल - धरमजयगढ़, वन परिक्षेत्र - कापू की सीमा 

सर्वे मुनारा क्र . 20 से सर्वेमुनारा क्र . 1 तक . 


77 


1.643 


100 


1.052 


योग 


08 


50.000 


डांडकेसरा 


217 


42.220 


डांडकेसरा 
( भाग -1 ) 


218 


45.255 


उत्तर : 

राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 218, बचत भूमि 
की सीमा रेखा. सर्वे मुनारा क्र . 01 से सर्वेमुनारा क्र . 2 

तक . 
पूर्व : राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 219 की सीमा 

रेखा सर्वे मुनारा क्र . 02 से सर्वे मुनारा क्र . 4 तक तथा 
खसरा नं . 221 की बचत भूमि की सीमा रेखा सर्वे 
मुनारा क्र . 6 तक एवं मछली नदी से 28 मीटर की दूरी 

पर सर्वे मुनारा क्र . 06 से सर्वे मुनारा क्र . 07 तक . 
दक्षिण : राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 217 की बचत 

भूमि की सीमा रेखा, सर्वेमुनारा क्र . 07 से सर्वेमुनारा 
क्र . 8 तक . 


221 


9.525 


72 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पश्चिम : राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 216 की सीमा 

रेखा सर्वे मुनारा क्र . 08 से सर्वे मुनारा क्र . 10 एवं सर्वे 
मुनारा क्र . 10 से सर्वे मुनारा क्र . 01 तक . 


योग 


03 


97.000 


31 - डांडकेसरा 


218 


2.414 


उत्तर : 


डांडकेसरा 
( भाग -2 ) 


219 


50.586 


राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 218 एवं 219 की 
सीमा रेखा, सर्वे मुनारा क्र . 14 से 23 प्राकृतिक सीमा 

मछली नदी तक . 
पूर्व : प्राकृतिक सीमा मछली नदी सर्वेमुनारा क्र . 23 से 26 

एवं सर्वे मुनारा क्र . 26 से 01 तक . 
दक्षिण : प्राकृतिक सीमा मछली नदी से राजस्व ग्राम डांडकेसरा 

के खसरा नं . 219 एवं 221 की सीमा रेखा सर्वे मुनारा 

क्र . 01 से 06 तक एवं भाग 1 से लगा हुआ. 
पश्चिम : राजस्व ग्राम डांडकेसरा के खसरा नं . 218 एवं 219 की 

सीमा रेखा सर्वे मुनारा क्र . 06 से 12 एवं कृत्रिम सीमा 
रेखा सर्वे मुनारा क्र . 12 से 14 तक . 


1 


योग 


02 


53.000 


कुल योग 


13 


200.000 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . पी . राजपूत , अवर सचिव . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 7-8/ 2013/10-2 ( पार्ट ).- भारत के संवधिान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में वन विभाग की 
अधिसूचना क्र . एफ 7-8/ 2013 / 10-2 ( पार्ट ), दिनांक 11-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया 


जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के. पी . राजपूत , अवर सचिव . 


Atal Nagar, Raipur the 11th December 2018 


No. F 7-8 /2013/ 10-2 ( Part).— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 of the 
Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby , declares that it has decided to constitute the 
following land with khasra number and area as shown in columns (4 ) and (5 ) respectively of the Schedule mentioned 
below and within such situation and limits as specified in column (6 ) of the said Schedule as ‘Reserved Forest and 
appoints the Sub -Dvisional Officer (Revenue ), Sitapur and Udaipur Sub -Division to act as the Forest Settlement 
Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any 
person in or over any land comprised in the said Schedule or in or over any forest-produce and to deal with the same 


T 1 ] 


STIRT TE 1997 , fatich 25 2019 


73 


in accordance with the provisions of Chapter- II of the said Act, namely : 


SCHEDULE 


District-Surguja , Tehsil -Mainpat/Lakhanpur, Forst Division - Surguja , Forest Range -Mainpat 


S. No. 


Situation /Limit 


Name of 

forest 
Block 


Khasra 
Number 


Area in 
Hectare 


Patwari 

Halka 
Number and 

name of 

Revenue 
Village whare 
Forest Block 
is situated 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 . 


Barima 


07 - Barima 


7 
16 


1.985 
1.235 


25 
41P 


41.108 
0.294 


North : Survey Pillar No. 01 to survey pillar No. 12 

till forest Division - Dharamjaigarh , forest 

range -Kapu boundary. 
East : Attached to forest Division Dharamjaigarh , 

forest range -kapu boundary line survey pillar 

No. 12 to survey pillar No. 13 . 
South : Attached forest Division Dharamjaigarh , 

forest range -Kapu boundary line survey pillar 

No. 13 to survey pillar No. 20 . 
West : Forest Division Dharamjaigarh , forest range 

Kapu boundary line survey pillar No. 20 to 
survey pillar No. 1. 


49 


1.214 
1.469 


50 


77 
100 


1.643 
1.052 


Total 


08 


50.000 


2 . 


217 


42.220 


Dandkeshra 

(Part 1 ) 


31 
Dandkeshra 


218 


45.255 


North : Boundary line of balance land of Khasara 

No. 218 of revenue village dandkeshra 

survey pillar No. 01 to survey pillar No. 2 . 
East : Boundary line of Khasara No. 219 of revenue 

village dandkeshra survey pillar No. 02 to 
survey pillar No. 4 and boundary line of 
balance land of Khasara No. 221 , Survey 
pillar No. 04 to Survey Piller No. 06 and 
survey pillar No. 06 to survey pillar No. 07 

at distance 28 meter to machhali river. 
South : Boundary line of balance land of Khasara 

No. 217 of revenue village dandkeshra 

survey pillar No. 07 to survey pillar No. 8 . 
West : Boundary line of Khasara 216 of revenue 

village dandkeshra survey pillar No. 08 to 
survey pillar No. 10 and survey pillar No. 10 
to survey pillar No. 01 . 


221 


9.525 


Total 


05 


97.000 


3 . 


218 


2.414 


Dandkeshra 

(Part 2 ) 


31 
Dandkeshra 


North : Boundary line of Khasara No. 218 and 219 

of revenue village dandkeshra survey pillar 
No. 14 to 23 till natural boundary Machhali 

river . 
East : Natural boundary Machhali river survey 

pillar No. 23 to 26 and 26 to survey pillar 
No. 01. 


219 


50.586 


74 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


South : Natural boundary Machhali river to 

boundary line of Khasra No. 219 and 221 of 
revenue village dandkeshra survey pillar 

No. 01 to 06 and attached to Part - 1 . 
West : Boundary line of Khasara No. 218 and 219 

of revenue village dandkeshra survey pillar 
No. 06 to 12 and artificial boundary line 
survey pillar No. 12 to 14 . 


Total 


02 


53.000 


Grand Total 


13 


200.000 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

K. P. RAJPUT, Under Secretary . 


समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 3-85/ 2018/ 26. - राज्य शासन एतद्द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) का 
खण्ड ( ii ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नि : शक्तता अनुसंधान के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है : 


अध्यक्ष 


( i ) 
( ii ) 
( iii ) 
( iv ) 
( v ) 
( vi ) 


संचालक, समाज कल्याण 
विभागाध्यक्ष, कम्यूनिटी मेडीसिन, मेडीकल कॉलेज, रायपुर 
कुल सचिव, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय , रायपुर 
संयुक्त संचालक , राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केन्द्र, माना कैम्प, रायपुर 
धारा 2 की उपधारा ( य ) के अधीन यथावर्णित रजिस्ट्रीकृत संगठनों के 02 सदस्य 
अधिनियम में उल्लेखित पृथक - पृथक नि : शक्तताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 
02 निःशक्त व्यक्ति . 


सदस्य 
सचिव 
सदस्य सचिव 
सदस्य 


सदस्य 


( 1 ) 


स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी , 


( 2 ) 


समिति निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अथवा राज्य से बाहर के किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित 
कर सकेगा, 


( 3 ) 


नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, नामांकन आदेश दिनांक से तीन वर्ष की होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि के लिए पुन : 
नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे , 


( 4 ) 


राज्य शासन यदि वह ठीक समझे तो किसी नाम निर्देशित सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके विरुद्ध कारण 
दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी. 


( 5 ) 


समिति की बैठक की सूचना 15 दिवस पूर्व समिति के सदस्यों को दिया जाना अनिवार्य होगा, 


( 6 ) 


समिति के एक तिहाई सदस्य बैठकों की गणपूर्ति कर सकेंगे, परन्तु गणपूर्ति नहीं होने पर न्यूनतम 30 मिनट तक के लिए बैठक 
स्थगित किए जाने की स्थिति में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


75 


2 . 


अनुसंधान समिति के कृत्य : 
( 1 ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निःशक्तता के लिए राज्य अनुसंधान समिति निःशक्तता के मामलों पर एक 

राज्य स्तरीय अनुसंधान और सलाहकार निकाय होगा तथा नि : शक्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य, तकनीकी, शिक्षा एवं उनके 
स्वरोजगार, पुनर्वास तथा अधिकारों के पूर्ण संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान के माध्यम से सतत् विकास को सुगम 
बनाएगा. 


( 2 ) 


विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निःशक्तता पर राज्य अनुसंधान समिति 
निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् 
( 2.1 ) समिति राज्य के निःशक्तजनों के लिए उपयोगी अनुसंधान कराएगी. 


( 2.2 ) समिति आवश्यकतानुसार निःशक्तजनों के स्वास्थ्य , तकनीकी, शिक्षा एवं उनके स्वरोजगार और पुनर्वास हेतु 

पृथक - पृथक उप समितियों का गठन करेगी, जो कि 30 दिवस के समयान्तराल में बैठक आयोजित करते हुए 
एक वर्ष के भीतर यह शोध कार्य पूर्ण कर समिति को प्रस्तुत करेगी, 


( 2.3 ) 


शोध/ अनुसंधान के लिए किसी भी विशेषज्ञ व्यक्ति या संस्था को अनुबंधित कर इस अनुसंधान कार्य हेतु 
अधिकतम राशि रुपये 5 लाख प्रतिशोध तक व्यय प्रतिवर्ष किया जा सकेगा, 


( 2.4 ) 


राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करना. 


अटल नगर , रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 3-85/ 2018/26. - राज्य शासन एतद्द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 72 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए नि : शक्तजनों के लिए जिला स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


उपाध्यक्ष 


. 


3 . 


सदस्य 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


सदस्य 


8 . 


कलेक्टर 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 
आयुक्त , नगर पालिका निगम 
मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 
जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग 
जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग 
जिला परिवहन अधिकारी, जिला कार्यालय परिवहन 
उप संचालक/ प्राचार्य ( जिला नोडल ) जिला कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग 
मुख्य महाप्रबंधक , जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र 
अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा नामित प्रतिनिधि 
02 व्यक्ति निःशक्तता एवं पुनर्वास क्षेत्र के विशेषज्ञ 
( अधिनियम में प्रावधानित निःशक्तता के आधार पर चक्रानुक्रम ) 
02 सदस्य नगरीय / जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधि चक्रानुक्रम में 
02 सदस्य स्वैच्छिक संस्था के विभिन्न नि : शक्तता के जिसमें 01 महिला हो 
01 सदस्य जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स 
संयुक्त/ उप संचालक , जिला कार्यालय समाज कल्याण 


सदस्य 
सदस्य 


9 . 


10 . 


सदस्य 


11 . 


सदस्य 


सदस्य 


12 . 


सदस्य 


13. 


सदस्य 


14 . 


सदस्य 
सदस्य / सचिव 


15 . 


कंडिका ( 11) , ( 12 ) एवं ( 13 ) के अशासकीय सदस्यों को कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जावेगा, 


76 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


जिला स्तरीय समिति के दायित्व / शक्तियां 


( 1 ) 


जिला स्तरीय समिति निःशक्तजनों को हो रही समस्याओं का समाधान करेगी तथा समस्त शासकीय विभागों/ अशासकीय संगठनों से 
समन्वय कर समग्र पुनर्वास के लिए कार्यवाही करेगी और की गई कार्यवाही की पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करेगी. 


( 2 ) 


नाम निर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों की पदावधि नामांकन आदश्य दिनांक से 03 वर्ष की होगी और नाम निर्दिष्ट सदस्य एक और पदावधि 
के लिए पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होंगे. 


( 3 ) 


जिला कलेक्टर यदि ठीक समझे तो किसी नाम निर्देशित अशासकीय सदस्यों को उसकी पदावधि की समाप्ति के पूर्व, उसे उसके 
विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् हटा सकेंगे. 


जिला स्तरीय समिति के कृत्य 


( 1 ) 


जिले की नि : शक्त कल्याण वार्षिक योजना का अनुमोदन करना , 


( 2 ) 


समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित जानकारी को अद्यतन कराये जाने की समीक्षा, 


( 3 ) 


निःशक्तजनों को जिले में जारी किए गए निःशक्तता प्रमाण - पत्र तथा यू.डी.आई.डी. कार्ड की समीक्षा करना, 


( 4 ) 


निःशक्तजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अधीन हितग्राहियों की समीक्षा करना, 


( 5 ) 


शासकीय सेवा में आरक्षण के अनुसार विभिन्न विभागों में नि : शक्तजनों की नियुक्ति सुनिश्चित कराना, 


( 6 ) 


जिले में जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, संचालन वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने तथा मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित 
करना, 


( 7 ) 


इस अधिनियम से संबंधित समस्त विभागों की नि : शक्तता संबंधी गतिविधियों का छ : माह के अंतराल में किए गए कार्यों की समीक्षा 
करना, 


( 8 ) 


नि : शक्त विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति एवं उनकी समस्याओं के समाधान की समीक्षा करना, 


( 9 ) 


बाधारहित वातावरण को समय - सीमा में कराए जाने की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश देना, 


( 10 ) 


समावेशी भारत अभियान अंतर्गत समावेशी शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक विकास की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश देना , 


( 11 ) 


संबंधित विभाग द्वारा निःशक्तजनों हेतु किए गए हस्तक्षेप , शीघ्र पहचान एवं उपचार आदि अन्य सुविधाओं व संसाधनों की समीक्षा 
करना, 


( 12 ) 


जिला स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त बजट में से नि : शक्त कल्याण हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा करना , 


( 13 ) 


जिले में नि : शक्त व्यक्तियों की क्षमता के अनुरूप उन्हें सांस्कृतिक एवं खेलकूद की प्रतिष्पर्धा हेतु तैयार किए जाने की समीक्षा, 


( 14 ) 


जिले में शासकीय रोजगार हेतु प्रतिष्पर्धा परीक्षाओं हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर 
क्रियान्वयन किया जाना, 


( 15 ) 


जिले में उत्कृष्ट क्षमता वाले दिव्यांगजनों के क्षमताओं के अनुरूप चिन्हांकन कर सूचीबद्ध किया जाना, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


77 


( 16 ) 


जिले में दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु हेतु कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास तथा विभिन्न योजनाओं से ऋण प्रदाय कर उन्हें 
स्वावलम्बी बनाने हेतु कार्य योजना विकसित करना तथा उनके व्यवसाय को स्थायित्व देने हेतु आवश्यक परामर्श एवं सहयोग उपलब्ध 
कराना, 


( 17 ) 


दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की प्रति तिमाही बैठक कर विभागों द्वारा की गई कार्यवाही 
का मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण , 


( 18 ) 


राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर सौंपे गए कार्यों की समीक्षा करना. 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 3-85/2018/26. - राज्य शासन एतद्द्वारा नि : शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 23 के प्रयोजन के लिए निम्नानुसार 
को शिकायत प्रतितोष अधिकारी / अपीलीय अधिकारी घोषित करता है 


क्रमांक 


स्तर 


शिकायत प्रतितोष अधिकारी 


अपीलीय अधिकारी 


( क ) 
( ख ) 


मंत्रालय स्तर 
संचालनालय स्तर 


सचिव, समाज कल्याण 
संचालक समाज कल्याण 


( ग ) 


राज्य स्तरीय संस्था 


उप सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण विभाग 
अपर संचालक / संयुक्त संचालक, समाज कल्याण 
संचालनालय. 
अपर संचालक / संयुक्त संचालक , समाज कल्याण 
संचालनालय. 
संयुक्त/ उप संचालक , जिला कार्यालय समाज कल्याण 
संबंधित जिला. 


संचालक समाज कल्याण 


( घ ) 


जिला स्तर 


कलेक्टर, संबंधित जिला 


बिन्दु क्रमांक ख एवं ग के लिए प्रतितोष अधिकारी का नामांकन संचालक, समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा . 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 3-85/ 2018/26. - राज्य शासन एतद्द्वारा नि : शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 49 में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए आयुक्त/ संचालक , समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त करता है. 


अटल नगर , रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 3-85/ 2018/26. - राज्य शासन एतद्द्वारा नि : शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम , 2016 की धारा 38 की उपधारा 1 में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अधिक सहारे की आवश्यकता समसझता है या उनक निमित्त कोई 
व्यक्ति या संगठन, अधिक सहारा प्रदाय किये जाने से संबंधित आवेदनों के प्रक्रिया को पालन करने के लिए संयुक्त/ उप संचालक, समाज 
कल्याण को प्राधिकारी घोषित करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


78 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बलौदाबाजार , दिनांक 10 जनवरी 2019 


क्रमांक 28/ भू - अर्जन /2018 प्र.क्र . 08 अ/82 वर्ष 2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बलौदाबाजार 


बलौदाबाजार 


6.683 


परसाभदेर 
प.ह.नं. 16 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग 

बलौदाबाजार 
( छ.ग. ). 


बलौदाबाजार बाई पास 
मार्ग निर्माण हेतु . 


भाटापारा 


संभाग , 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बलौदाबाजार , दिनांक 10 जनवरी 2019 


क्रमांक 29/ भू- अर्जन/ 2018 प्र.क्र . 08 अ/ 82 वर्ष 2015-16.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची 
के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बलौदाबाजार 


बलौदाबाजार 


3.733 


कुकुरदी 
प.ह.नं. 16 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण 
विभाग संभाग, 

संभाग , बलौदाबाजार 
( छ.ग. ) . 


बलौदाबाजार बाई पास 
मार्ग निर्माण हेतु. 


भाटापारा 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जनक प्रसाद पाठक , कलेक्टर एवं पदेन सचिव, 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


79 


अनुसूची 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुन्द, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - महासमुन्द 
( ख ) तहसील -पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम -पिथौरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.486 हेक्टेयर 


महासमुन्द, दिनांक 21 दिसम्बर 2018 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


क्रमांक/ 97 / क / भू - अर्जन / 02 / अ -82 /2016-17.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


530/1 


0.101 


531/1 


0.115 


529 


0.055 


533 


0.115 


अनुसूची 


526/1 


0.010 


528 


0.040 


534/1 


0.050 


योग 


07 


0.486 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- महासमुन्द 
( ख ) तहसील - पिथौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - परसापाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -मुराईधोवा 

एनिकट योजना हेतु. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 1 ) 


527 


0.35 


महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 


योग 


01 


0.35 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मुराईधोवा 

एनिकट योजना हेतु . 


क्रमांक / 100/ क / भू - अर्जन /03/ अ -82/ 2016-17.- चूंकि 
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई 
अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में 
उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 
2013 कहा जावेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व , पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


महासमुन्द, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 


अनुसूची 


क्रमांक /99 / क/ भू - अर्जन /01/ अ -82 /2016-17. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जावेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- महासमुन्द 
( ख ) तहसील - पिथौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - भुरकोनी 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टेयर 


80 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मचका नाला 

एनीकट योजना हेतु. 


( 1 ) 


1126 
1132 


0.12 
0.20 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

राजस्व , पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


1127 
1128 
1129 
1135 


0.05 
0.05 
0.15 
0.40 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


योग 


06 


0.97 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द ( छ.ग. ) 


महासमुन्द, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 


क्रमांक /1883/ नग्रानि/ PA- 01/17/2018.- छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 
( 1 ) के अनुसरण में भंवरपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1570 महासमुन्द, दिनांक 
17-09-2018 द्वारा किया गया था . 


अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता 
है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भंवरपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी 
मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 ( 4 ) के अनुसरण 
में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार 
कर अंगीकृत कर लिया गया है. 


अनुसूची 


भंवरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर 
पूर्व 


ग्राम केलवारडबरी, जमदरहा, जमनीडीह, बम्हनीडीह, खोगसा एवं बनसुलिडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक. 
ग्राम बनसुलिडीह, सागरपाली, बीजराभांठा, बिछिया , मेढ़ापाली, कोलियारीडीह , उमरिया एवं खुसरूपाली ग्रामों की पूर्वी 
सीमा तक . 
ग्राम खुसरूपाली, कुम्हारी, कर्राभौना, धनापाली, परसकोल, पलसापाली, कांदाडोंगरी एवं चन्दखुरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा 


दक्षिण 


तक . 


पश्चिम 


ग्राम चंदखुरी, धामनघटकुरी, रूपापाली, चपिया, चिपरीकोना, पुरूषोत्तमपुर , भालूकोना एवं केलावारडबरी ग्रामों की 
पश्चिमी सीमा तक. 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक 
निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा. 


निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय , परिसर , राजस्व निरीक्षक कार्यालय के बाजू में 

मेन रोड, महासमुन्द ( छ.ग.). 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


81 


No./1883/ नग्रानि / PA- 01/17/ 2018. - The existing land use map and register for the Bhanwarpur Planning Area 
Existing Land use map and Register was published under sub - section ( 1 ) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha 
Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) vide Notice No. 1570 Mahasamund dated 17-09-2018 . 


Therefore , a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and 
Register of Bhawarpur Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly 
adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning , under the Provision of sub -section (3) of section 15 of 
the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett . Under the provision 
of sub -section (4 ) of section 15 of the said Adhiniyam , which shall be conclusive evidence of the fact that the above 
map and register have been duly prepared and adopted on date . 


SCHEDULE 


Limit of Bhanwarpur Planning Area 


NORTH : 


EAST 


Village Kelwardabari, Jamdarha , Jamnidih , Bamhanidih , Khogsa & upto Northern limit of 
Villages Bansulidih . 
Village Bansulidih, Sagarpali , Bijrabhata, Bichiya, Medhapali, Koliyaridih, Umariya & upto 
Eastern Limit of Villages Khusrupali . 
Village Khusrupali, Kumhari, Karrabhouna , Dhanaapali , Paraskol, Palsapali, Kandadongri & upto 
Southern limit of , Villaages Chandkhuri . 
Village Chandkhuri, Dhamanghutkuri, Rupapali , Chapiya , Chiprikona , Purusottampur, Bhalukona 
& upto Western Limit of, Villages Kelwardabari. 


SOUTH 


WEST 


The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place 
during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette. 


Inspection Site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning old Employment office , campus, Main 

road , Mahasamund (C.G.). 


एस . आर. अजगरा , 
प्र. सहायक संचालक . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला- दुर्ग ( छ.ग. ) 


दुर्ग, दिनांक 7 जनवरी 2019 


क्रमांक /234/वि.लि.प्र ./ 2019. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक -4 के नियम -8 के एवं छ.ग. शासन , सामान्य प्रशासन 
विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/ 1999/1/ 4 दिनांक 30-03-1999 के तहत दुर्ग जिले हेतु कलेण्डर वर्ष 2019 के लिए निम्नानुसार स्थानीय 
अवकाश घोषित किया जाता है 


- 


क्रमांक 
( 1 ) 


अवकाश का विवरण 

( 2 ) 


दिन 
( 3 ) 


दिनांक 
( 4 ) 


1 . 


02-09-2019 


2 . 


गणेश चतुर्थी 
दशहरा ( महानवमी ) 
दीपावली का दूसरा दिन ( गोवर्धन पूजा ) 


सोमवार 
सोमवार 
सोमवार 


07-10-2019 


3 . 


28-10-2019 


यह अवकाश कोषालय/ उप कोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा. 


सही / 
डिप्टी कलेक्टर . 


82 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख शाखा महासमुन्द ( छ.ग. ) 


महासमुन्द, दिनांक 9 अप्रैल 2018 


क्रमांक/734/ क / अ.भू.अ./ रा.नि./हल्का सृजन/ 2018. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मैं हिमशिखर गुप्ता कलेक्टर जिला महासमुन्द एतद्द्वारा तहसील महासमुन्द, बागबाहरा , पिथौरा, बसना, सरायपाली के पटवारी 
हल्कों का सृजन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं 


सूची 


क्रमांक 


तहसील 


रा.नि.मं. 


वर्तमान पटवारी हल्का 


कैफियत 


प्रस्तावित नवीन पटवारी 
हल्का एवं ग्राम पंचायत 
प.ह.नं. ग्राम पंचायत 


प्रस्तावित 
नवीन पटवारी 


एवं ग्राम पंचायत 
प.ह.नं. 

ग्राम पंचायत 


हल्का 


मुख्यालय 
( 8 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 9 ) 


1 . 


महासमुन्द 


तुमगांव 


30 


30 


तुमगांव 


तुमगांव 


नगर पंचायत 


32 


तुमगांव 
बेलटुकरी 
बड़गांव 
बरबसपुर 
अछरीडीह 


32 


बड़गांव 


बड़गांव 
बरबसपुर 
बेलटुकरी 
अछरीडीह 


54 


बेलटुकरी 


2 . 


बागबाहरा 


बागबाहरा 


22 


22 


नगर पालिका 


55 


तेन्दुलोथाकला 
नवागांवकला 
भानपुर 
लालपुर 


लालपुर 
भानपुर 
नवागांवकला 
तेन्दुलोथाकला 


लालपुर 
भानपुर 
नवागांवकला 


56 


3 . 


पिथौरा 


पिथौरा 


04 


04 


लहरौद 
लक्ष्मीपुर 


61 


अट्ठारहगुड़ी 
लहरौद 
लक्ष्मीपुर 
बुन्देली 
छिन्दौली 
बोईरलामी 


लहरौद 
लक्ष्मीपुर 
अट्ठारहगुड़ी 
बुन्देली 
छिन्दौली 
बोईरलामी 


भुरकोनी 


28 


28 


बुन्देली 
छिन्दौली 


62 


|| 


4 . 


बसना 


बसना 


27 


27 


खरोरा 
गिधली 


52 


33 


खरोरा 
गिधली 
बरडीह 
खेमड़ा 
खटखटी 
बिटांगीपाली 
भठोरी 


33 


खरोरा 
गिधली 
बरडीह 
खेमड़ा 
खटखटी 
बिटांगीपाली 
भठोरी 


खेमड़ा 


51 


बिटांगीपाली 


5 . 


सरायपाली 


सरायपाली 


13 


13 


नगर पालिका 


54 


झिलमिला 
पतेरापाली 
लमकेनी 
सराईपाली 
पझरापाली 


22 


झिलमिला 
पतेरापाली 
लमकेनी 


झिलमिला 
पतेरापाली 
लमकेनी 
सराईपाली 
पझरापाली 


22 


55 


पझरापाली 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2019 


83 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


सरायपाली 


छुहीपाली 


33 


33 


ईच्छापुर 


ईच्छापुर 
केना 
माधोपाली 


ईच्छापुर 
केना 
माधोपाली 


56 


माधोपाली 


महासमुन्द, दिनांक 9 अप्रैल 2018 


क्रमांक /736/ क/ अ.भू.अ. /रा.नि . पुर्नगठन / 2018. - छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मैं हिमशिखर गुप्ता कलेक्टर जिला महासमुन्द एतद्द्वारा तहसील महासमुन्द, बागबाहरा , पिथौरा, बसना, सरायपाली के राजस्व निरीक्षक 
मण्डल का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं : 


सूची 


तहसील का 


रा.नि.मं. का 


प्रस्तावित नवीन 
रा.नि.मं. का 


प्रस्तावित रा.नि.मं. में समाहित 

प.ह.नं. 


कुल पटवारी 
हल्का 


कुल ग्राम 
की संख्या 


नाम 


नाम 


नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


पटेवा 


09 


41 


महासमुन्द 
( कुल हल्का-54 
कुल ग्राम -195 ) 


09 


40 


. 


10 


40 


झलप 
तुमगांव 
महासमुन्द 


08 


23 


02 


02 


08 


23 


08 


26 


खल्लारी 


09 


39 


बागबाहरा 
( कुल हल्का -56 
कुल ग्राम -242 ) 


08 


35 


बागबाहरा 


03 


04 


सिरपुर 
पटेवा 
झलप 
तुमगांव 
महासमुन्द 
बरौण्डाबाजार 
शेर 
खल्लारी 
खम्हरिया 
बागबाहरा 
तेन्दुकोना 
मुनगासेर 
कोमाखान 
नर्रा 
लहरौद 
पिथौरा 
कौहाकुड़ा 
भुरकोनी 
पिरदा 
सांकरा 
देवरी 


09 


45 


09 


32 


मुनगासेर 
कोमाखान 


10 


55 


1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 
10 , 11 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 51 , 52 
12, 13, 14 , 15 , 21, 22 , 23 , 24, 25 , 26 
29 , 30 , 31, 32, 33, 34 , 35 , 54 
42, 53 
27 , 28 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 
43 , 44, 45 , 46 , 47 , 48 , 49, 50 
1 , 2, 3, 4, 5 , 6 , 13 , 14 , 50 
15 , 16 , 17, 18 , 19 , 20 , 21, 51 
22 , 55 , 56 
7 , 8, 9 , 10 , 11 , 12 , 23 , 24, 25 
26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31, 49 , 52 , 53 
32, 33 , 34, 35 , 36 , 38, 45 , 46, 47, 48 
37, 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44, 54 
1 , 2 , 3, 4 , 5, 13, 14, 56, 61 
6,7,8 , 9 , 10 , 12, 29 , 30 , 57 
11 , 15 , 16, 17 , 18 , 19, 20 , 21 , 58 
22 , 23, 24, 25, 26 , 27, 28, 59 , 62 
31 , 32 , 33, 34 , 35 , 36 , 37, 38 , 39 , 42 
40 , 44, 45 , 46, 51, 52 , 53 , 60 
41, 43, 47 , 48 , 49 , 50, 54 , 55 
1 , 2 , 3, 4, 5 , 6, 7 , 8 , 49 
9,10 , 11 , 12 , 13, 14, 16 , 17 , 50 
15 , 18 , 19, 20 , 21 , 22, 23, 24 
25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 51 , 52 
31 , 32 , 33, 34, 35 , 36, 37 , 38 
39 , 40 , 41 , 42 , 43, 44, 45 , 46 , 47, 48 


08 


32 


पिथौरा 


09 


27 


पिथौरा 
( कुल हल्का -62 
कुल ग्राम -250 ) 


09 


23 


भुरकोनी 


09 


30 


09 


29 


10 


56 


पिरदा 
सांकरा 


08 


45 


08 


40 


बसना 


जमदरहा 


09 


47 


09 


40 


( कुल हल्का-52 
कुल ग्राम -226 ) 


08 


33 


भंवरपुर 
बसना 


जमदरहा 
सागरपाली 
भंवरपुर 
भूकेल 
बसना 
गढ़फुलझर 


08 


34 


08 


27 


गढ़फुलझर 


10 


45 


84 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


केदुवा 


08 


32 


सरायपाली 
( कुल हल्का-56 
कुल ग्राम -240 ) 


08 


26 


1, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7 , 39 
8, 9 , 10 , 11, 12 , 15 , 16, 17 
13, 14, 54 
18, 19 , 20, 24, 30 , 31, 32, 33 , 56 


सरायपाली 


03 


केदुवा 
बानीगिरोला 
सरायपाली 
अर्जुण्डा 
सेमलिया 
खम्हारपाली 
छुहीपाली 


03 


09 


28 


खम्हारपाली 


10 


44 


21 , 22 , 23 , 25 , 26, 27 , 28 , 29 , 53 , 55 
34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 47, 48 
41 , 42 , 43 , 44, 45 , 46, 49 , 50 , 51 , 52 


08 


41 


छुहीपाली 


10 


66 


हिमशिखर गुप्ता, 

कलेक्टर . 


उच्च न्यायालय के 


आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 10th January 2019 


No. 333 /Checker/III -6-2 /2007. — In exercise of the powers Conferred under clause (c ) of sub -section ( 1) of 
Section 260 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ), the High Court of Chhattisgarh here-by 
specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences 
specified in the said Section : 


Sl. No. 


Name of the Judicial Magistrate First Class 


Civil District 


Present place of 

posting 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


Raigarh 


Surguja at 
Ambikapur 
Korba 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 

9 . 
10 . 


Shri Vivek Garg, JMFC , Raigarh 
Ku. Tanu Shree Gavel , JMFC , Kharsiya 
Ku. Aditi Thakur, JMFC , Ambikapur 
Ku. Smita Shrivastava, JMFC, Ambikapur 
Smt . Sheelu Kesary, JMFC , Korba 
Smt. Ravinder Kaur, JMFC , Katghora 
Shri Bhagwan Das Panika , JMFC , Pali 
Ku . Sakshee Dixit , JMFC , Manendragarh 
Ku. Mrinalini Katulkar, JMFC , Janakpur 
Ku . Kamini Jaiswal, JMFC , Jagdalpur 


Raigarh 
Kharsiya 
Ambikapur 
Ambikapur 
Korba 
Katghora 
Pali 
Manendragarh 
Janakpur 
Jagdalpur 


Koriya 
( Baikunthpur ) 
Bastar at 
Jagdalpur 
Raipur 


11 . 
12 . 
13. 
14. 
15 . 
16 . 


Shri Niraj Shrivastava , JMFC , Raipur 
Ku. Manjusha Toppo , JMFC , Raipur 
Ku. Namrata Norge, JMFC , Raipur 
Shri Krishna Murari Sharma, JMFC , Raipur 
Ku. Sanjulata Dewangan , JMFC , Raipur 
Shri Prashant Kumar Bhaskar, JMFC , Raipur 


Raipur 
Raipur 
Raipur 
Raipur 
Raipur 
Raipur 


By order of Hon ble the High Court, 
DEEPAK KUMAR TIWARI, I/ c Registrar General. 


